निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

ना. पैशाख , 932 CTOolo 


7 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 27 अप्रील 2010 


( संo पटना 292) 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

23 मार्च 2010 
सं0 1 स्था (1) 102 / 08 - 1348 — डा0 एन0 सरवण कुमार, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 1 पी0- 32 / 2009 - का0 - 1809, दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा 
स्थानांतरित करते हुए यह निदेश दिया गया है कि निदेशक, पशुपालन, बिहार , पटना के रिक्त होने वाले पद को पशु एवं 
मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आन्तरिक व्यवस्था से भरने की कार्रवाई की जाएगी । 

__ अतः श्री राम नरेश प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , पटना को निदेशक, 
पशुपालन , बिहार के पद के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों सहित निदेशक, पशुपालन , बिहार, पटना के पद का अतिरिक्त 
दायित्व सौंपा जाता है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

अमिताभ वर्मा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 292 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


